सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


27 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 
17 जून , 2019 (ई ०) 


संख्या- 476 राँची, सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


7 जून , 2019 


संख्या-4/ प्रोन्नति - 03-01/ 2019 का . 4483-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800 , ग्रेड पे-5400 , पुनरीक्षित 
वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-9 ) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
15,600-39,100 , ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल -11) में प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है : 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापन 


पदाधिकारी का नाम / कोटि 

क्रमांक/ गृह जिला 


i 


ii 


1 


उप निर्वाची पदाधिकारी, प ० सिंहभूम, चाईबासा 


2 


श्री अजय कुमार तिर्की 
740/03, रांची 
श्री राजीव रंजन 767/03 , 
हजारीबाग 
श्री वासुदेव प्रसाद 853/03 , दुमका 


कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ 


3 


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , पत्थलगढ़ा ( चतरा ) 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 जून , 2019 


2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत 
पदभार ग्रहण की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगी । 

3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S ) No. 3795/2003 एवं W.P.( S) No. 3792/2016 में 
माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 476 -- 50 


